निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 100 ) 


1 माघ 1935 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 21 जनवरी 2014 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2013 
सं० मं०म० - 02 / बि०रा०ना०प० - 502 / 03 - 298 / सी० — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार पटना का संकल्प 
सं० 1218 / सी० दिनांक 14. 06 . 2007 के द्वारा बिहार राज्य नागरिक परिषद् को पुनर्जीवित करने संबंधी आदेश एवं 
तदनुसार गठित बिहार राज्य नागरिक परिषद् में श्री संजय कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य , बिहार विधान परिषद् को दिनांक 
13. 06.2014 तक बिहार राज्य नागरिक परिषद् का उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है । उन्हें राज्यमंत्री की सुविधाएं 
अनुमान्य की जाती है । 
2. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 100 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


